रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


R 


OMAL 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II — खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मार्च 16 , 2017 / फाल्गुन 25 , 1938 
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16 , 2017/PHALGUNA 25 , 1938 


सं . 750] 
No. 750] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ) 

आदेश 
नई दिल्ली , 15 मार्च, 2017 


का . आ . 836( अ). - विकास परिषद ( प्रक्रियात्मक) नियमावली 1952 के नियम 2, 3, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग 
( विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र 
सरकार एतद्वारा फाउन्ड्री उद्योग विकास परिषद की स्थापना करती है तथा सरकार के राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की 
तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त परिषद के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है अर्थात : 
सचिव 

अध्यक्ष 
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, 
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय , 
उद्योग भवन , नई दिल्ली - 110011 
संयुक्त सचिव , 

सदस्य सचिव 
( लाइट इंजीनियरिंग उद्योग प्रभाग के प्रभारी), 
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग , 
उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011 
निदेशक / उप सचिव / वरिष्ठ विकास अधिकारी ( लाइट इंजीनियरिंग उद्योग | सदस्य 
प्रभाग के प्रभारी) , 
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग , 
उद्योग भवन , नई दिल्ली - 110011 


1428 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (ii )] 


1दस्य 


कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, द्वितीय तल , एनेक्सी भवन , | 
शिवाजी स्टेडियम , शहीद भगत सिंह मार्ग, क्लॉट प्लेस , नई दिल्ली- 110001 
के नामित प्रतिनिधि 
पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , 

सदस्य 
पर्यावरण भवन , नई दिल्ली - 110003 
के नामित प्रतिनिधि 
सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन , नई दिल्ली - 110011 || सदस्य 
के नामित प्रतिनिधि 
मानव संसाधन और विकास मंत्रालय , शास्त्री भवन , नई दिल्ली - 110001 सदस्य 
के नामित प्रतिनिधि 
भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय , 

सदस्य 
उद्योग भवन , नई दिल्ली - 110011 
के नामित प्रतिनिधि 
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, 
विद्युत मंत्रालय , 
सेवा भवन , आर के पुरम , 
नई दिल्ली - 110067 
के नामित प्रतिनिधि 
डीजीएफटी , वाणिज्य विभाग , 
उद्योग भवन , नई दिल्ली - 110011 
के नामित प्रतिनिधि 
निदेशक , 
सीएमटीआई, तुमकुर रोड, बंगलौर - 560022 


सदस्य 


10. 


सदस्य 


सदस्य 


अध्यक्ष , 


सदस्य 


13. 


सदस्य 


भारतीय फाउन्ड्रीमेन संस्थान , 
67, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया , 
नई दिल्ली - 110062 
निदेशक , 
भारतीय फाउन्ड्रीमेन संस्थान , 
67, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया , 
नई दिल्ली - 110062 
अध्यक्ष, भारतीय फाउंड्री संगठन , कोलकाता 
कार्यकारी निदेशक , 
इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद ( ईईपीसी), 
वंदना भवन , चौथी मंजिल , 11 टॉलस्टाय मार्ग, 
नई दिल्ली - 110001 


सदस्य 


सदस्य 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


16. अध्यक्ष , 

सदस्य 
ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया , 
छठी मंजिल , कैपिटल कोर्ट , ओलोफ पाल्मे मार्ग, मुनिरका , 
नई दिल्ली - 110067 
महानिदेशक, 
भारतीय ऑटोमोटिव विनिर्माता सोसाइटी , कोर 4- बी , पांचवा तल, इंडिया 
हैबीटेट सैंटर , लोदी रोड़ , नई दिल्ली - 110003 
कार्यकारी निदेशक , 

सदस्य 
भारतीय मशीन उपकरण निर्माता संघ , 
249एफ, फेज -IV, उद्योग विहार , सेक्टर- 18, 
गुड़गांव – 122015 ( हरियाणा) 
प्रोफेसर पीपी चट्टोपाध्याय, निदेशक, राष्ट्रीय फाउंड्री और फोर्ज टेक्नोलॉजी | सदस्य 
संस्थान , हटिया, रांची ( झारखण्ड ) 
डॉ . बी . रवि , इंस्टीट्यूट चेयर प्रोफेसर, 
मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी बॉम्बे, पोवई , मुम्बई- 400076 
अध्यक्ष , 
एंगोल औद्योगिक क्षेत्र , उद्यमबाग 
बेलगाम फाउंड्री क्लस्टर, बेलगाम , कर्नाटक -590001 
डॉ वेंकटासामी देवराज नित्यानंदन , अपर निदेशक , 

सदस्य 
ब्रेडकेन इंडिया प्रा . लि . डी . नं. 191/3 एंड 191/ 4, चेत्तीप्लायम - पल्लाडम 
रोड ओराथुकुप्पई विलेज , चेत्तीप्लायम , कोयंबटूर , तमिलनाडू - 641201 
श्री वी नरसिम्हन 

सदस्य 
कार्यकारी निदेशक , 
ब्रेक्स इंडिया प्रा . लिमिटेड , नं . 5, चौथी मैन रोड, गांधी नगर , अडयार, 
चेन्नई - 600020 तमिलनाडू 
श्री आर. वी . गुमास्ते , प्रबंध निदेशक , 
किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड , 13, लक्ष्मनराव किर्लोस्कर रोड , खडकी 
पुणे -411003 ( महाराष्ट्र) 
कार्यकारी निदेशक , 
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स , सेक्टर- 03 , बीएचईएल टाउनशिप , हरिद्वार , 

उत्तराखंड 249403 
2. विकास परिषद ( प्रक्रियात्मक) नियमावली , 1952 के नियम 2 के खंड (ग ) के अनुसरण में , केंद्र सरकार एतद् द्वारा 
संयुक्त सचिव (लाइट इंजिनियरिंग उद्योग प्रभाग) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग 
भवन, नई दिल्ली- 110011, को उक्त विकास परिषद के सदस्य सचिव के कार्य करने हेतु नियुक्त करती है । 


सदस्य 


सदस्य 


[ फा. सं. 14(27)/ 2011-एलईआई] 

वंदना कुमार , संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 
(Department of Industrial Policy and Promotion ) 

ORDER 


New Delhi, the 15th March , 2017 
S .O . 836 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and 
Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951 ), read with rules 2 ,3 ,4 and 5 of the Development Council ( Procedural) Rules, 1952 , 
the Central Government hereby establishes a Development Council for Foundry Industry and appoints the following 
persons to be members of the said Council , for a period of two years from the date of publication of this order in the 
OfficialGazette , namely : 


Secretary , 

Chairman 
Department of Industrial Policy and Promotion , Ministry of Commerce 
and Industry , 
Udyog Bhawan , New Delhi - 110011 
Joint Secretary, 

Member Secretary 
(In -charge of Light Engineering Industry Division ), 
Department of Industrial Policy and Promotion , 
Udyog Bhawan , New Delhi - 110011 
Director / Deputy Secretary / Senior Development Officer (In -charge of Member 
Light Engineering Industry Division ), 
Department of Industrial Policy and Promotion , 
Udyog Bhawan , New Delhi - 110011 
Nominated representative of 

Member 
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, 2nd Floor, Annexe 
Building , Shivaji Stadium , Shaheed Bhagat Singh Marg, Connaught 
Place, New Delhi - 110001 
Nominated representative of 

Member 
Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 
Paryavaran Bhawan , New Delhi - 110003 
Nominated representative of 

Member 
Ministry ofMicro , Small and Medium Enterprises, 
Udyog Bhawan , New Delhi - 110011 
Nominated representative of 

Member 
Ministry of Human Resource and Development , Shastri Bhawan , New 
Delhi - 110001 
Nominated representative of Department of Heavy Industry, Ministry of Member 
Heavy Industries & Public Enterprises , 
Udyog Bhawan , New Delhi - 110011 
Nominated representative of 

Member 
Bureau of Energy Efficiency , 
Ministry of Power, 
Seva Bhawan , R . K . Puram , 
New Delhi - 110067 
Nominated representative of 

Member 
DGFT, Department of Commerce, 
Udyog Bhawan , New Delhi - 110011 
Director, 

Member 
CMTI, Tumkur Road , Bangalore - 560022 
President, 

Member 
The Institute of Indian Foundrymen , 
67, Tuglakabad Institutional Area , 
New Delhi - 110062 
Director , 

Member 
The Institute of Indian Foundrymen , 
67, Tuglakabad Institutional Area , 
New Delhi - 110062 


[ HPT II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


14 . 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Chairman , 
Indian Foundry Organisation ,Kolkata 
Executive Director, 
Engineering Export Promotion Council (EEPC ), 4th Floor, Vandana 
Bldg, 11, Tolstoy Marg , 
New Delhi - 110001 
President, 
Automotive ComponentManufacturers Association of India, The Capital 
Court , 6th floor, Olof PalmeMarg, Munirka, 
New Delhi - 110067 
Director General, 
Society of Indian Automobile Manufacturers, Core 4 -B , 5th Floor, India 
Habitat Centre, LodhiRoad , 
New Delhi - 110003 
Executive Director , 
Indian Machine Tools Manufacturers Association , 
249F , Ph -IV , Udyog Vihar, Sec - 18 , 
Gurgaon – 122015 (Haryana ) 
Professor PP Chattopadhayay , Director, National Institute of Foundry 
and Forge Technology , Hatia , Ranchi (Jharkhand ) 
Dr. B Ravi , Institute Chair Professor, 
Mechanical Engineering Department, IIT Bombay, Powai, Mumbai - 
400076 
Chairman , 
Angol Industrial Area, Udyambag , 
Belgaum Foundry Cluster , Belgaum , Karnataka - 590001 
Dr. Venkatasamy Devaraj Nithyanadan , Additional Director , 
Bradken India Private Limited , D .No. 191/3 & 191/4 , Chettipalayam – 
Palladam Road Orathukuppai Village, Chettipalayam , Coimbatore 
Tamilnadu - 641201 
Mr. V . Narasimhan , 
Executive Director, 
Brakes India Private Limited , No.5 , 4th Main Road , Gandhi Nagar, 
Adyar, Chennai – 600 020 Tamilnadu 
Mr. R . V . Gumaste ,Managing Director, 
Kirloskar Ferrous Ind. Ltd ., 13, Laxmanrao Kirloskar Road , Khadki, 
Pune 411003 (Maharashtra ) 
Executive Director, 
Bharat Heavy Electricals, Sector- 03 , BHEL Township , Haridwar, 
Uttarakhand - 249403 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


2. In pursuance of clause (c) of rule 2 of the Development Council (Procedural) Rules , 1952 , the Central 
Government hereby appoints the Joint Secretary (Light Engineering Industry Division ), Department of Industrial Policy 
and Promotion, Ministry of Commerce and Industry , Udyog Bhawan , New Delhi-110011, to carry on the functions of 
the Member Secretary to the said Development Council. 


[F . No. 14 ( 27 )/2011 -LEI] 


VANDANA KUMAR , Jt . Secy . 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date: 2017 .03.17 10 :51:11 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


